“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 
30-05-2001.” 


पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग /09/2013-2015. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 17] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 23 जनवरी 2024---माघ 3, शक 1945 


सहकारिता विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 16 जनवरी 2024 


आदेश 
क्रमांक एफ 2-1 / 2023 /15-1 — राज्य शासन द्वारा सहकारिता विभाग के राजपत्रित अधिकारियों के 
पदनामों में, निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :- 
क्रमांक वर्तमान पदनाम संशोधित पदनाम 

01 पंजीयक (भा.प्र.से.) आयुक्त (US) सहकारिता एवं पंजीयक 
सहकारी संस्थाएं 

02 अपर पंजीयक, सहकारी संस्थाएं अपर आयुक्त सहकारिता एवं अपर पंजीयक 
सहकारी संस्थाएं 

03 | संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक 
सहकारी संस्थाएं 

04 | उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक 
सहकारी संस्थाएं 

05 | सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक 
पंजीयक सहकारी संस्थाएं 


उपरोक्‍्तानुसार संशोधित पदनाम “आयुक्त” का उपयोग केवल प्रशासनिक कार्यो के लिए किया जावेगा तथा 
सहकारिता अधिनियम के तहत्‌ वैधानिक कार्यो के लिए “doi” पदनाम का ही उपयोग किया जायेगा। 


2. उपरोक्त पदनाम संशोधन के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के यू0ओ0 क्रमांक 44, 
दिनांक 25.09.2023 एवं जावक क्रमांक 3173 / 2023, दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 द्वारा सहमति प्रदान की गई है। 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
सी.आर. प्रसन्‍ना, सचिव. 


33 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2024. 


